निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 371 ) 


7 श्रावण 1933 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 29 जुलाई 2011 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 
25 मई 2011 


सं0 7 / स्था0 - 1 - 3 - 01 / 2010सा0प्र0 - 5888 — भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित 
अनुच्छेद 233 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में 
माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ । - (i) यह नियमावली , बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन ) 
नियमावली, 2011 कही जायेगी ; 

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ; 
( iii) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत होगी । 
2. नियमावली 1951 के नियम 5 के खंड ( ग ) के उप - खंड ( iii ) का प्रतिस्थापन । 

उक्त नियमावली के नियम - 5 में खंड ( ग ) के उप - खंड ( iii ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया 
जायेगा - 

(iii) शेष 25 प्रतिशत पद, पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा, उच्च न्यायालय , पटना द्वारा संचालित 
लिखित एवं मौखिक जाँच के आधार पर भरे जायेंगे । उच्च न्यायालय अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण के उद्देश्य 
से स्क्रीनींग टेस्ट आयोजित कर सकेगा । स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक लिखित जाँच में शामिल होने के लिए पात्रता 
का निर्धारण करने हेतु प्रासंगिक होगा । ऐसा अंक अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण के लिए परिगणित 
नहीं किया जायेगा । स्क्रीनींग टेस्ट , यदि आयोजित होता है तो, स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर, नियुक्ति 
के लिए रिक्तियों की लगभग दस गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित जाँच के लिए बुलाया जायेगा । 
रिक्तियों की लगभग तीन गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मौखिक 
जाँच के लिए बुलाया जायेगा ।" 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सरयुग प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


ROER JGIC (31HTET UT ), 29 Jais 2011 


The 25th May, 2011 
No -7 / Astha - 1 - 3 -01/ 2010 - G . A . D .-5888 — In exercise of the powers Conferred by 
Article - 233 of the Constitution of India read with the proviso to Article - 309, the 
Governor of Bihar is pleased to make the fallowing amendments in the Bihar Superior 
Judicial Service Rules, 1951 on the recommendations of Hon ble Patna High Court, 
Patna . 

1. Short title , extent and commencement. — (i) These rules shall be called the 
Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2011; 

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar; 
(iii ) It shall come into force with immediate effect. 

2 . The sub - clause (iii) of clause (c ) in Rule - 5 of the aforesaid Rules shall be 
substituted as follows : 

“ (iii) Remaining 25 per cent of the posts shall be filled by direct recruitment 
from amongst the eligible Advocate on the basis of the written and Viva - voce test 
conducted by the High Court of Judicature, Patna. The High Court may hold 
screening test with a view to short- listing the candidates . The marks obtained in the 
screening test will be relevant for determining eligibility to appear at the written test. 
Such marks will not be counted for determination of comparative merit of the 
candidates. Candidates approximately ten times the number of vacancies for 
appointment, will be called for written test on the basis of the marks obtained in 
screening test, if held . The Candidates, approximately three times the number of 
vacancies for appointment, will be called for Viva - voce test on the basis of the marks 
obtained in written test." 

By Order of the Governor of Bihar , 

SARYUG PRASAD , 
Joint Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
JGIC ( 31HTETUT) 371-571+ 1000 - STOŻOcto | 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


